निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


15 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1048 ) पटना, शुक्रवार , 6 सितम्बर 2019 


सं० औ०नि०वि०स०नीति / 2018 / 3338 

उद्योग विभाग 


संकल्प 

28 अगस्त 2019 
बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम - 2016 की धारा 14 और 16 तथा बिहार औद्योगिक 
निवेश प्रोत्साहन नियमावली - 2016 के नियम - 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य 
में औद्योगिक निवेश हेतु औद्योगिक वित्त संपोषण के लिए उद्योग विभाग द्वारा निर्गत संकल्प - ज्ञापांक 
371 / औ०नि०वि०स०नीति / 2018, दिनांक 17.01. 2019 जो बिहार औद्योगिक निवेश वित्त सम्पोषण मार्गदर्शक 
सिद्धांत 2019 से संबंधित है , के कार्यान्वयन को तत्काल स्थगित रखने का आदेश दिया जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1048-571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


